निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


MS 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 पौष 1938 ( 0 ) 
( सं ० पटना 44 ) पटना , शुक्रवार , 13 जनवरी 2017 


शिक्षा विभाग 


1 . 


विकास आयुक्त 


2 . 


4 . 


अधिसूचना 

8 नवम्बर 2016 
सं0 14 / मु013-304 / 2016-1309 — सी 0 डब्लू0 जे 0 सी 0 संख्या 14741/2016 में दिनांक 28.10.16 को 
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में सैदपुर छात्रावास, पटना विश्वविद्यालय, पटना के सबंध में 
उच्च स्तरीय समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है : 

अध्यक्ष 
प्रधान सचिव, वित्त विभाग 

सदस्य 
3 . प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग 

सदस्य 
प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग 

सदस्य 
5 . प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग 

सदस्य 
प्रबंध निदेशक , बी 0 एस 0 ई0 आई0 डी 0 सी 0 

सदस्य 
7. कुलपति , पटना विश्वविद्यालय , पटना 

सदस्य 
उपर्युक्त समिति कुछ -कुछ अन्तराल पर बैठक कर इस मामले की समीक्षा करेगी कि इस छात्रावास के 
उन्नयन एवं बेहतर उपयोग के लिए क्या - क्या कार्रवाई अपेक्षित है । समिति इस बात की भी समीक्षा करेगी कि 
छात्रावास की परिसम्पत्तियों का किस प्रकार सदुपयोग एवं संधारण हो । छात्रावास परिसर में सुरक्षा का वातावरण कायम 
करने के लिए भी समिति समीक्षा करेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह 0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के अपर सचिव । 


6 . 


- 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 44-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


